रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004 /99 


FT. 


. 


५ 


. 


... 


- 
: 


. 


:-= 


सनामबजगन 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , फरवरी 3 , 2016 / माघ 14 , 1937 
NEW DELHI, WEDNESDAY , FEBRUARY 3 , 2016 /MAGHA 14 , 1937 


सं . 297 ] 
No. 297 ] 


आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी मंत्रालय 


___ शुद्धि पत्र 


नई दिल्ली , 2 फरवरी, 2016 
का . आ. 343 ( अ). - केंद्रीय सरकार , होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की 
धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् से परामर्श करने के 
पश्चात् , उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 

भारत सरकार के आयुर्वेद , योग व प्राकृतिक चिकित्सा , यूनानी , सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय ( आयुष 
मंत्रालय ) की अधिसूचना में भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उप - खंड ( ii ) में प्रकाशित का . आ . 
108( अ) तारीख 12 जनवरी , 2016 के हिंदी पाठ में “ केरल” शीर्षक के अधीन कालीकट विश्वविद्यालय, केरल 
संबंधी क्रम संख्यांक 9क के समक्ष स्तंभ 2, 3 और 4 में दी गई प्रविष्टियों को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा । 

3 
"बैचलर ऑफ होम्योपैथिक बी . एच. एम. एस . 1982 से आगे। 
मेडिसिन एंड सर्जरी 
बैचलर ऑफ होम्योपैथिक बी . एच . एम. एस . 1995 से आगे । 
मेडिसिन एंड सर्जरी | ( ग्रेड प्रदत्त डिग्री ) 
( ग्रेड प्रदत्त डिग्री ) 
डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन एम. डी .( होम्यो.) 1996 से आगे । 
होम्योपैथी -मटेरिया मेडिका | 

डका ( मटे .मेडि. ) 
डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन एम. डी . ( होम्यो.) 1996 से आगे। 
होम्योपैथी-होम्योपैथिक 

( होम्यो. फिल .) 
फिलॉसफी 


549 GI/ 2016 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन एम . डी .(होम्यो. ) सितम्बर , 2001 से आगे । 
होम्योपैथी-रिपर्टरी 

(रिप. ) 
डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन 

एम. डी .( होम्यो.) 20 सितम्बर, 2013 के लिए । 
होम्योपैथी- होम्योपैथिक 

( होम्यो. फार्मा.) ( यदि उन छात्रों को दी जाती है जो 
फार्मेसी 

उक्त दिन के दौरान राजकीय 
होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज , कालीकट 

से उत्तीर्ण होकर निकले हैं ) 
डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन एम . डी .( होम्यो .) 20 सितम्बर , 2013 के लिए 
होम्योपैथी - प्रैक्टिस ऑफ 

( मेडि.) ( यदि उन छात्रों को दी जाती है जो 
मेडिसिन 

उक्त दिन के दौरान राजकीय 
होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज , कालीकट 

से उत्तीर्ण होकर निकले हैं ) ” 
[ फा . सं. आर. 13040/20/ 2014- एचडी (तक.)] 

अनुराग श्रीवास्तव , संयुक्त सचिव 
टिप्पण:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र , अधिसूचना संख्यांक का . आ . 3496, तारीख 11 अक्तूबर, 1977 द्वारा 

प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का . आ . 109( अ) तारीख 12 जनवरी , 
2016 द्वारा किया गया था । 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


